निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 265 ) पटना , शुक्रवार , 22 फरवरी 2019 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

29 जनवरी 2019 
सं० 2 / सी - 01 - 20 - 03 / 2018 - 934 / गृ0आ0 - सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार पटना के संकल्प सं0 
9706 , दिनांक 20.07. 2018 एवं संकल्प सं0 - 13295, दिनांक 28 .09 .2016 की कंडिका - 5 में निहित प्रावधान के आलोक में 
निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक / परिचारी प्रवर एवं समकक्ष कोटि में कार्यरत पदाधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा संवर्ग 
के पुलिस उपाधीक्षक के पद वेतनमान - लेवल - 9 में आदेश निर्गत की तिथि से स्थानापन्न रूप से औपबंधिक प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए नियुक्त किया जाता है : 


क्रम सं . 


पदाधिकारियों का नाम 


वरीयता क्रमांक 


पदनाम 


1067 


1186 


1239 


1241 


1242 


श्री श्रीभगवान पासवान ( अनु . जाति ) 
श्री सुनील कुमार दास ( अनु. जाति ) 
श्री नवीन कुमार ( अनु. जाति ) 
श्री अशोक कुमार आजाद ( अनु. जाति ) 
श्री काशी नाथ मांझी ( अनु. जाति ) 

श्री सत्यनारायण राम ( अनु . जाति ) 
7. श्री सुरेन्द्र पासवान ( अनु. जाति ) 

श्री घूरण मंडल ( अनु. जाति ) 
9. 

| श्री त्रिपुरारी प्रसाद 
___ 10. श्री जय प्रकाश सिंह 
____ 11. | श्री पंकज कुमार । 

12. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह 


-nicFoooo| 


1244 
1245 


निरीक्षक ( सशस्त्र ) 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 


1246 


837 


838 


839 
___ 840 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 फरवरी 2019 


क्रम सं . 


पदाधिकारियों का नाम 


वरीयता क्रमांक 


पदनाम 


13. 


841 
842 


843 " ए " 


844 
844 " ए " 

845 
846 
848 


849 


श्री मुकूल परिमल पाण्डेय 
14. श्री जय प्रकाश तिवारी 
15. श्री अतनु दत्ता 
16. श्री ममता प्रसाद 
17. श्री सुजीत कुमार 
18. 

श्री अजय कुमार 
19. श्री ओम प्रकाश 
___ 20. श्री ओम प्रकाश सिंह 

21. श्री अरूण कुमार सुमन 
22. श्री अजय कुमार झा 
23. श्री मुकेश कुमार साहा 
24. श्री जाकिर हुसैन 

श्री आलोक कुमार 
26. श्री सुमन कुमार शर्मा 
27. श्री शुभेन्द्र कुमार सुमन 
28 . श्री प्रभात कुमार शर्मा 

29. | श्री देवेन्द्र प्रसाद 
___ 30 . | श्री संतोष कुमार 


पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 


851 
853 
856 
857 
858 
859 


25. 


861 


864 


868 


2. उपरोक्त पदाधिकारियों का प्रोन्नति नियमितिकरण / पदावनत् सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के 
संकल्प सं0 - 13925, दिनांक 28.02. 2016 की कंडिका - 5(ii) एवं 5 ( V ) में निहित प्रावधान के आलोक में किया जाएगा । 

3. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम 22 ( 1)(ए )(1 ) में निहित प्रावधानों 
के अनुसार किया जाएगा तथा इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय - सीमा के अन्दर अपना विकल्प 
देना होगा । 

4. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । प्रोन्नत पद पर 
पदस्थापन की अधिसूचना अलग से निर्गत की जाएगी । 

5. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल 
अपील सं0 - 4880 / 2017, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामले में पारित किये जाने 
वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


| 


G 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 265 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


